निबंधन संख्या पी 0 टी0-40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


9 आश्विन 1943 ( श ० ) 
( सं ० पटना 843 ) पटना , शुक्रवार , 1 अक्तूबर 2021 


बिहार विधान सभा सचिवालय 


अधिसूचना 
25 सितम्बर 2021 


सं ० 2 स्था०-138 / 21-1920 / वि ० स ० - श्री मिथिलेश भगत , आप्त सचिव , बिहार विधान सभा सचिवालय , 
जो वेतन स्तर -09 में प्रतिमाह 56,300 / - रुपये वेतन पाते हैं , को बिहार सरकार के वित्त विभागीय संकल्प सं०-2498 , 
दिनांक -12.04.2007 एवं ज्ञापांक सं०-1187 , दिनांक -10.02.2011 के अंतर्गत दिनांक -08.09.2021 से 22.09.2021 तक 
पितृत्व अवकाश की स्वीकृति दी जाती है । 


आदेश से , 
अभय शंकर राय , 
अवर सचिव । 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 

बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 843-571 + 10 - डी 0 टी 0 पी 0 । 

Website : http://egazette.bih.nic.in 


